रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


. 


. 


. . 


LI 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - - खण्ड 1 
PART I - - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


M 


सं०46 ] 
No. 46 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27 , 1998 / फाल्गुन 8 , 1919 
NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 27 , 1998/ PHALGUNA 8, 1919 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) । 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 फरवरी , 1998 
10. 5 प्रतिशत तेल कंपनियां ( अहस्तांतरणीय ) भारत सरकार विशेष बांड, 2005 का निर्गम । 
संख्या एफ. 4 ( 19 ) - डब्ल्यू. एण्ड एम . / 97. - भारत सरकार एतदद्वारा 2 मार्च, 1998 को 10. 5 प्रतिशत तेल कंपनियां ( अहस्तांतरणीय ) 
भारत सरकार विशेष बांड, 2005 ( इसके पश्चात् संक्षिप्त में " विशेष बांड " के रूप में निर्दिष्ट ) का निर्गम अधिसूचित करती है । 

1. विशेष बांड में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा 

इसके साथ संलग्न अनुबंध - 1 में उल्लिखित कंपनियां इस विशेष बांड में अभिदान की पात्र होंगी और इस विशेष बांड में उनका अभिदान उक्त 
अनुबंध - 1 में उनके संबंधित नामों के सामने दर्शाई राशि तक सीमित होगा । कोई बैंक, कंपनी, निगम सहित कोई व्यक्ति या अन्य कोई निकाय, उपर्युक्त 
अनुबंध में उल्लिखित कंपनियों को छोड़कर, इस विशेष बांड में अभिदान करने का पात्र होगा । किसी कंपनी के पक्ष में जारी किए जाने वाले विशेष बांडों 
की राशि भारत सरकार द्वारा जारी दूसरी अधिसूचना में तत्पश्चात् भिन्न हो सकती है । 

2. मूल्य 
विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार राशि के समतुल्य जारी किए जाएंगे । 
3 . आवेदन - पत्र 
विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबंध - II में प्रोफार्मा के अनुसार आवेदन -पत्र पर जारी किए जाएंगे । 
4. प्रतिभूति का रूप 
विशेष बांड स्टाक अर्थात् स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किए जाएंगे । 
5 . कार्यकाल का प्रारंभ और वापसी - अदायगी की तारीख 

विशेष बांडों का कार्यकाल 2 मार्च, 1998 से शुरू होगा । विशेष बांडों पर ब्याज कार्यकाल के प्रारंभ की तारीख से मिलेगा । विशेष बांडों की 
वापसी - अदायगी 2 मार्च, 2005 को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में की जाएगी । तथापि, भारत सरकार को यह विवेकाधिकार होगा कि 
इस संबंध में समुचित अनुदेश जारी करके पूरे कार्यकाल से पहले किसी भी समय विशेष बांडों को विमोच्य कर दे । उस स्थिति में व्याज सरकार द्वारा घोषित 
समयपूर्व विमोचन की तारीख से मिलना बंद हो जाएगा । 

6. ब्याज 

विशेष बांडों पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर व्याज प्राप्त होगा । ब्याज का हिसाब विशेष बांडों की अवधि, प्रारंभ होने की तारीख से लगाया 
जाएगा और परिपक्वता तक अथवा ऊपर उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार परिपक्वता पूर्व विमोचन की तारीख तक अर्द्धवार्षिक रूप से देय होगा ।विशेष बांडों पर 
ब्याज का भुगतान लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में किया जाएगा । 
865 GI 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


7 . हस्तान्तरणीयता एवं रूपान्तरण 

( i ) नीचे पैरा 8 में किए गए प्रावधान के अलावा विशेष बांडों का हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा और बांडों का अन्य किसी रूप में रूपान्तरण करने 
की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

(ii) इस अधिसूचना के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन धारक द्वारा विशेष बांडों का लोक ऋण अधिनियम, 1944 और इसके तहत निर्मित लोक 
ऋण नियमावली, 1946 के उपबंधों के अनुसार उप - विभाजन और समेकन किया जा सकता है । 

8. ण एवं अग्रिम 

इस अधिसूचना के पैरा 7 ( i ) में दिए गए कथन के बावजूद विशेष बांडों को भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित की गई सीमा, यदि कोई 
हो , के अन्तर्गत ऋण लेने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में ऋणाधार के रूप में गिरवी रखा जाएगा । 

9. सांविधिक उपबंध 

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड लोक ऋण अधिनियम , 1944 और उसके 
तहत निर्मित लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे । 

10. कर - कानूनों की प्रयोग्यता 
विशेष बांडों में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय - समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे । 

राष्ट्रपति के आदेश से 

जे. एस. माथुर, अपर सचिव ( बजट ) 

अनुबन्ध । 
क्रम सं . कम्पनी का नाम 

आवंटन ( करोड़ रुपए ) 
1. इंडियन आयल कारपोरेशन 

6301 . 35 
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 

2991.55 
मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 

1192 . 25 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन 

964. 25 
__ भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 

740.05 
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड 

298. 30 
कोधीन रिफाइनरीज लिमिटेड 

233 . 70 
आयल इण्डिया लिमिटेड 

214 . 70 
आई. बी . पी . कंपनी लिमिटेड 

105 . 45 
बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 

91. 20 
13132.80 


लं 


पं 


5 


10. 


जोड़ 


अनुबन्ध | 

स्थान :.......... 

तिथि :......... 
मुख्य महाप्रबन्धक 
लोक ऋण कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक 
मुम्बई - 400001 

10. 5 प्रतिशत तेल कम्पनियां ( अहस्तान्तरणीय ) भारत सरकार विशेष बाण्ड , 2005 
महोदय, 

__ भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, अधिसूचना सं. एफ . 4( 19) - डब्ल्यू एण्ड एम/97 दिनांक 27 फरवरी, 1998 की शर्तों के अन्तर्गत हम - - -- - 
-- -- -- - - -- -- रुपए की समग्र राशि के शीर्षकांकित बाण्ड में अभिदान करने के पात्र हैं । 

हमें विशेष बाण्ड को अभिशासित करने वाले नियम एवं शर्ते स्वीकार हैं और हम आपसे स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में अपने पक्ष में बाण्ड जारी करने 
का अनुरोध करते हैं । 

भवदीय 
हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम 
कार्यालय मुहर / स्टाम्प 


[ 4T 1 - US 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th February , 1998 


Issue of 10 .5 per cent Oil Companies (Non - transferable) Government 
of India Special Bonds, 2005 . 


No . F .4119 - W & M / 97/Government of India hereby notifies the issue 
of 10 . 5 per cent Oil Companies (Non - transferable ) Government of India 
Special Bonds , 2005 , (hereinafter briefly described as " Special Bonds ") on 
March 2 , 1998 . 


1 . Eligibility for making subscription to the special bonds and 
limits of subscription 

The companies as referred to in the Annexure l hereto shall be 
eligible to subscribe to the special bonds and their subscription to the 
special bonds shall be limited to the extent of the amount, as shown 
against their respective names in the said Annexure I. No other person 
including any bank , company , corporation or any other body , except the 
companies as referred to in aforesaid Annexure , shall bc eligible to 
subscribe to the special bonds. 


2 . Price 

The special bonds will be issued at par for the amount as per the 
application made by the eligible companies . 


3 . Application 

The special bonds shall be issued on application as per proforma in 
Annexure II, from the eligible companies. 


4 . Form of Security 

The special bonds will be issued in the form of Stock i.e . " Stock 
Certificates . 


5 . Commencement of tenure and date of repayment 

The tenure of special bonds will commence from March 2 , 1998 . 
Interest on the special bonds will accrue from the date of commencement 
of tenure . The special bonds will be repaid at par on March 2 , 2005 at 
Public Debt Office , Reserve Bank of India , Mumbai, The Government of 
India will , however , have the discretion to redeem the special bonds at any 
time before the full run of the tenure by issue of appropriate instructions 
to this effect. In that event, interest will cease to accrue from the date of 
premature redemption announced by the Government. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1- Sec. 1 ] 


6 . Interest 

The special bonds will bear interest at the rate of 10 . 5 per cent per 
annum . Interest will be reckoned from the date of commencement of 
tenure of the special bonds and will be payable half yearly on the amount 
outstanding till maturity or till the date of premature redemption in terms 
of paragraph 5 hereinabove. Interest on the special bonds will be payable 
at Public Debt Office , Reserve Bank of India , Mumbai. 


7 . Transferability and Conversion 

(i) The special bonds shall not be transferable except as provided in 
paragraph 8 below and conversion of the bonds into any other form shall 
not be permitted . 

( ii) Subject to the provisions of paragraph 4 of this Notification , the 
special bonds can be sub - divided and consolidated by the holder in 
accordance with the provisions of the Public Debt Act , 1944 and the Public 
Debt Rules, 1946 framed thereunder , 


o the holder than 


8 . Loans and Advances 

Notwithstanding what is stated in paragraph 7 (i) of this Notification , 
the special bonds may be pledged as collateral security in favour of banks 
and financial institutions for raising loans within the limits , if any, fixed 
by Government of India from time to time. 


Statutory Provisions 

With respect to any such matter which has not been provided under 
this Notification , the special bonds shall be governed by the Public Debt 
Act, 1944 and the Public Debt Rules 1946 framed thereunder ., 


10 Applicability of Tax Laws 

The value of the investment in the special bonds and the interest 
payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable 
from time to time, 


By Order of the President of India 
(J. S .MATHUR , Addl. Secy. (Budget) 


[ 4711 - Gug 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


. - - - - 


ANNEXURE I 


Sr. No . 


VAWN 


Name of the Company 

Allocation 1 

( Rs . in crore ) 
Indian Oil Corporation 

6301. 35 
Oil & Natural Gas Commission 

2991. 55 
Mangalore Refinery & Petro - Chemicals Limited 

1192 . 25 
Hindustan Petroleum Corporation 

964. 25 
Bharat Petroleum Company Limited 

740 . 05 
Madras Refineries Limited 

298 . 30 
Cochin Refineries Limited 

233 .70 
Oil India Limited 

214 . 70 
IBP Company Limited 

105 . 45 
Bongaigaon Refinery & Petro -Chemicals Limited 

91 . 20 
TOTAL 

13132 . 80 
ANNEXURE II 


. 


. . 


- . 


. 


Place: 
Date : 


The Chief General Manager 
Public Debt Office 
Reserve Bank of India 
Mumbai - 400 001. 


Subject:- 10 , 5 per cent Oil Companies 
Government of India Special Bonds, 2005 . 


(Non - transferable ) 


Sir , 


In terms of Government of India , Ministry of Finance, Notification 
No . F . 4 ( 19 ) - W & M / 97 dated 27th February , 1998 , we are eligible to 
subscribe to the captioned bonds for an aggregate amount of Rs. . . . . ... 

. We accept the terms and conditions governing the special bonds and 
request you to issue the bonds in the form of Stock Certificate in our 
favour. 


Yours faithfully , 


Signature : 
Name 
Designation : 
Office Seal/ Stamp : 


565 G1198 


- 


- - - 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998. 


